निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 भाद्र 1937 ( श० ) 
( सं० पटना 1035 ) पटना , वृहस्पतिवार, 10 सितम्बर 2015 


सं0 डी0टी0डी0 / डी02 - 04 / 2010 पार्ट -| - 1475 

उद्योग विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


संकल्प 

11 अगस्त 2015 
विषयः - औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार 2011 (समय - समय पर यथा संशोधित ) की कंडिका - 3( ii) ( ग ) में 

संशोधन की स्वीकृति का प्रस्ताव । 

राज्य सरकार, बिहार एतद द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति , बिहार, 2011 ( समय - समय पर यथा संशोधित ) की 
कंडिका - 3( ii )( ग ) की निम्नलिखित अंतिम दो वाक्यों को तुरत के प्रभाव से विलोपित करने का निर्णय लिया है: 

" इकाई को भूमि सम्परिवर्तन छूट के समतुल्य राशि का बैंक गारंटी समर्पित करना होगा । इकाई के उत्पादन 
में आने के बाद बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट, 

प्रधान सचिव । 
No . डी0टी0डी0 / डी02 - 04 / 2010 पार्ट - | - 1476 
DEPARTMENT OF INDUSTRIES 


Resolution 

The 11th August 2015 
Sub: - Amendment in para - 3 ( ii )( c ) of the Industrial Incentive Policy , Bihar 2011 ( as 

amended from time to time). 

The State Government of Bihar has hereby decided to delete the following last two 
sentences of para - 3 ( ii ) (c ) of the Industrial Incentive Policy , Bihar 2011 (as amended from 
time to time) with immediate effect: 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 10 सितम्बर 2015 
“ The unit will have to submit the bank guarantee of equal amount of exemption of 
land conversion fee. Bank Guarantee will be returned only after the unit comes into 


production .” 


By order of the Governor of Bihar, 


Sd ./Illegible , 
Principal Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1035 - 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic.in 


